रजिस्ट्री मं० डी० एल०-33004/97 


REGD . NO. D. L. -33004/9 ! 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - - Section 3- - Sub- section (I) 


Has 


ता 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- - . . - . . - - 


- 


- 


- - 


- - . 


- 


. 
- 


. 
- - . . 


- 


. - - 


सं० 378 ] 
No. 378 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , सितंबर 22 , 1997 / भाद्र 31 , 1919 
NEW DELHI,MONDAY , SEPTEMBER 22 , 1997/BHADRA 31, 1919 


- - - 


- 


- -- - 


- - - - - --- - - - - 


- - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - 


- -- - - - 


- - 


- - -- - - -- - - -- - 


- - -- - 


- - - 


- - - - - - -- - - 


- - - 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिमूचना 

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1997 
सा. का .नि . 562 ( अ ) - केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 को उपधारा ( 1 ) के 
धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यास मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ सलग्न अनुसूची में 
मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति के पश्चात् नियोजन स्वीकार करना ) विनियम , 1997 का अनुमोदन करती है । 

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 
मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति के पश्चात् नियोजन स्वीकार करना ) ( संशोधन ) विनियम, 19971 

महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा - 124 ( 1 ) और ( 2 ) के साथ पठित धाग - 28 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करत 
हुए मुरगांव पत्तन का न्यासी मण्डल मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( सेवानिवृति के पश्चात् नियोजन स्वीकार करना ) विनियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित विनियम बनाता है : 
1. ( 1 ) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : 

इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति के पश्चात् नियोजन को स्वीकार करना ) ( संशोधम ) विनियम , 1997 कहा जाएगा । 
( 2 ) ये उस तारीख से प्रभावी होंगे जिस तारीख को भारत के राजपत्र में केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्रकाशित होता है । 
2. ( क ) विनियम - 2 में संशोधन : 

विनियम - 2 के खण्ड ( ख ) में आने वाले " भत्तों रहित 1,000 रुपए से कम की परिलब्धियां प्राप्त कर रहे बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में अध्यक्ष 
तथा अन्य सभी मामलों में बोर्ड अभिप्रेत है । " शब्दों को हटाकर " विभागाध्यक्षों के मामले में मण्डल तथा अन्य मभी मामलों में अध्यक्ष अभिप्रेत है शब्दों 
को रखा जाए । 

उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के मामले में निवृत्ति के बादनियोजन स्वीकारने के लिए अनुमोदन केन्द्रीय सरकार की अनुमति के साथ ही दिया जा सकता 


2391G97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(1) ] 


- - - - - 


- 


- 


- 


m - 
- 


- - 
- 


- 
- 


- - 


- 
. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


J. 


( ख ) विनियम - 2 में निम्नलिखित को नया खण्ड ( 1) के रूप में जोड़ा जाए : 

" पन्समभोगी से अभिप्राय प्रथम श्रेणी का कर्मचारी जो पेन्शन और ग्रेच्युटी विनियम अथवा मण्डल के अंशदायी भविष्य निधि योजना से 

शासित मण्डल की सेवा से सेवा निवृत्त हुआ है । " 
( क ) निम्नलिखित को विनियम - 3 के रूप में जोड़ा जाए : 
3 लागू होना 

" ये विनियम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो मण्डल की सेवा से निवृत्त होने से तत्काल पूर्व मण्डल के अधीन प्रथम श्रेणी पद को 

धारित किये है/किये थे । " 
( ७ ) मौजूदा विनियम -3 को विनियम - 4 की नई संख्या दी आए । 

विनियम- 3 में संशोधन : 
विनियम - 3 के उप -विनियम ( 1 ) में आनेवाले " यदि किसी कर्मचारी " शब्दों के बाद " पेन्शन भोगी " शब्द को जोड़ा जाए । 
विनियम - 3 के उप -विनियम ( 1 ) के परंतुक में आनेवाले " अवकाश के दौरान " और "ऐसे नियोजन को " शब्दों के बीच आनेवाले " या 
अस्वीकृत अवकाश के दौरान " शब्दों को हटा दिया जाए । 
विनिया - 3 के उप - विनियम ( 2 ) में " कोई कर्मचारी " शब्दों के बाद " / पेन्शनभोगी " शब्द को जोड़ा जाए । 
धिनियम - 3 के उप -विनियम ( 4 ) में आनेवाले " कर्मचारी तथा ऐसे कर्मचारी " शब्दों के बाद " / पेन्शनभोगी " शब्द को जोड़ा जाए । 
विनियम - 3 के उप - विनियन ( 5 ) में आनेवाले " कर्मचारी " शब्द के बाद " / पेन्शनभोगी " शब्द जोड़ा जाए । 
विनियम - 3 के उप -विनियम ( 5 ) के खण्ड ( ग ) में आनेवाले " कर्मचारी " शब्द के बाद " /पेन्शनभोगी " शब्द जोड़ा जाए । 
विनियम - 3 के उप -विनियम ( 5 ) के खण्ड ( घ ) में आनेवाले " अनुबन्ध " शब्द के स्थान पर, " संपर्क " शब्द रखा जाए । 
विनियम- 3 के उप -विनियम - 8 के तहत निम्नलिखित को परंतुक के रूप में जोड़ा जाए : 
" बशर्ते कि किसी मामले में जहां आवेदक ने त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त सूचना को प्रस्तुत किया है और उससे आगे और स्पष्टीकरण और / अथवा सूचना 
मांगना जरूरी हो गया हो तो साठ दिनों की अवधि की गणना श्रुटियों को हटा देने और/ अथवा आवेदक द्वारा पूर्ण सूचना प्रस्तुत करने की तारीख 
से की आएगी । " 
विनियम -3 के उप - विनियम ( 9 ) के परंतुक में आनेवाले " कर्मचारी " शब्द के बाद "/ पेन्शनभोगी " शब्द को जोड़ा जाए । 
विनियम - 3 के उप -विनियम ( 10 ) में आनेवाले " कर्मधारी " शब्द के बाद " /पेन्शनभोगी " शब्द को जोड़ा जाए । 
विनियम - 3 के उपविनियम ( 10 ) के खण्ड ( 1 ) में आनेवाले " उक्त रूप से नियोजन की अवधि के दौरान या " और " और आगे की " शब्दों को 
हटा दिया जाए ! 
विनियम - 3 के उप - विनियम ( 10 ) के परंतुक में आनेवाले " कर्मचारी " शब्द को हटाकर इसके स्थान पर " पेन्शनभोगी " शब्द को रखा जाए । 
उप - विनियम ( 3 ) के परंतुक के खण्ड (i ) और ( ii ) में आनेवाले " कर्मचारी " शब्द को हटाकर इसके स्थान पर " पेन्शनभोगी " शब्द को रखा आए । 
विनियम--3 के उप-विनियम ( 11 ) में आनेवाले " कर्मचारी " शब्द के बाद "/ पेन्शनभोगी " शब्द को रखा जाए । 
विनियम - 3 के उप - विनियम ( 12 ) के खण्ड ( क ) ( 1 ) में " सरकार " शब्द के पहले " केन्द्रीय अथवा राज्य " शब्दों को जोड़ा जाए । 
विनियम -3 के उप -विनियम ( 12 ) के खण्ड- क (ii) में आनेवाले " कर्मचारी " शब्द के स्थान पर " पेन्शन - भोगी " शब्द रखा जाए । 
विनियम - 3 के उप -विनियम ( 12 ) के खण्ड - क ( ii ) ख में आनेवाले " उसके ग्राहकों को " और " अनुचित लाभ " शब्दों के बीच " इस प्रकार के " शब्दों 
को जोड़ा जाए । 
विनियम - 3 के उप -विनियम ( 12 ) के खण्ड ( क ) (iii ) में आनेवाले " अधिकारी " शब्द को हटाकर उसके स्थान पर " कार्यालयों " शब्द को रखा जाए । 
विनियम- 4 में संशोधन : 
मौजूदा विनियम - 4 को विनियम - 5 के रूप में नई संख्या दी जाए । 
विनियम - 4 के उप - विनियम ( 1 ) में आनेवाले " कोई कर्मचारी " शब्द के बाद - " / पेन्शनभोगी " शब्द को जोड़ा जाए । 
विनियम -4 के उप-विनियम ( 1) के खण्ड ( क ) में आनेवाले " कर्मधारी " शब्द को हटाकर इसके स्थान पर " पेन्शनभोगी " शब्द रखा जाए । 
विनियम - 4 के स्पष्टीकरण में आनेवाले " नियम " और " सहकारी समिति " शब्दों को हटाकर उनके स्थानों पर क्रमश: "विनियम " और "निगम " शब्दों 
को रखा जाए । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


26 . 


27 . 


मौजूदा विनियम 5 को 6 के रूप में नई संख्या दी जाए । 
विनियम 6 में संशोधन : 
विनियम 6 को हटा दिया जाए । 
मौजूदा परिशिष्ट के स्थान पर संलग्न संशोधित परिशिष्ट को रखा जाए । 


परिशिष्ट 

( देखें, विनियम 4 ( 1) ] 
सेवा भिवृत्ति के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर नियोजन को स्वीकारने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र 
1. अधिकारी का नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) : 
2. सेवा निवृत्ति की तारीख : 
3. सेवा निवृत्ति से पूर्व पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिकारी ने जिन विभागों में काम किया है उनका ब्यौरा : 
विभाग का नाम 

धारित पद 


अवधि 


- 


- - 


- - - 


- 


- -- 


4. सेवा निवृत्ति के समय धारित पद और इसकी अवधि 
5. पद का वेतनमान और अधिकारी/ पेन्शनभोगी द्वारा निवृत्ति के समय आदान वेतन 
6. सेवा निवृत्ति लाभ : 

यदि अंशदायी भविष्य निधि से शासित है तो : 
( 1 ) विशेष अंशदान की रकम 
( 2 ) न्यास के अंशदान की रकम 
( 3 ) कोई अन्य अंशदान की रकम 
यदि पेन्शन योजना से शासित है तो : 

( क ) अनुमानित/मंजूर पेन्शन ( सूचना, यदि कोई हो तो, उल्लिखित करें ) 

( ख ) ग्रैच्युटी , यदि कोई हो तो 
7. प्रस्तावित नियोजन के बारे में विवरण : 

( क ) फर्म/कम्पनी / सहकारिता समिति का नाम : 
( ख ) फर्म द्वारा निर्मित किये जाने वाले उत्पाद/फर्म द्वाराकिया जा रहा व्यापार आदि 
( ग ) क्या अधिकारी का सरकारी नौकरी के दौरान फर्म/ कंपनी आदि के साथ कोई 

सरकारी व्यवहार था । 
( घ ) फर्म/ कम्पनी आदि के साथ सरकारी व्यवहार की अवधि और प्रकार 
( च ) धारित नौकरी /पद का नाम 
( छ) क्या पद को विज्ञापित किया गया था , यदि नहीं तो प्रस्ताव किस प्रकार दिया गया 

( विज्ञापन का समाचारपत्र की कटिंग और नियुक्ति प्रस्ताव , यदि कोई, की प्रति संलग्न करें ) 
( ज ) नौकरी/ पद के कर्तव्यों का विवरण 
( झ ) पद/ नौकरी के लिए दी गई मेहनताना 
( ट ) क्या प्राक्टीस स्थापित करने का प्रस्ताव है, सूचित करें : 

(i) व्यावसायिक योग्यताएं 

( ii ) प्रस्तावित प्राक्टीस का प्रकार 
8. अन्य कोई जानकारी जिसे आवेदक अपने अनुरोध के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहता है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEC. 3 (i) ] 


- 


9. मोषणा : 

में इसके द्वारा पोषित करता हूँ : 
(i ) कि सोनियोजन में समा चाहता है वह सरकार/ पत्तन प्रशासन के साथ मेरा विवाद खड़ा नहीं करेंगे ; 
Cii) मकसंख्य इस प्रकार के नहीं होंगे कि पत्तन प्रशासन के तहत मेरी पिछली सरकारी हैसियत अथवा ज्ञान अथवा अनुभव मेरे प्रस्तावित नियोजक को 

अनुलित लाभ देने के लिए उपयोग किया जाएगा ; 
( 1 ) मेरे कर्तव्य ऐसे नहीं होगाजिसरे कि पसन प्रशासन के साथ सम्पर्क अथवा सम्बन्ध स्थापित करना होता हो । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


आवेदक का हस्ताक्षर 


पता. . . . .. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


[ फा , स. पी . आर.- 12016/ 33/95 - पीई- I ] 

के . वी . राष, संयुक्त सचिव 


स्थाम : 
दिनांक : 


पाटिप्पण : - पूल धिनियम गोवा, दमम एवं दीव के राजकीय पत्र में खण्ड -1 क्रम सं. 20 दिनांक 12-8 - 1972 के अन्तर्गत अधिसूचना सं. एम. पी.टी ./ आई. जी.ए . 

( एफ 1221/ 11 ) दिनांक 13 -7 -71 के तहत प्रकाशित हुए तथा निम्न प्रकार से संशोधित हुए : 
(i ) गोच्या, शमान एवं दीव के राजकीय पत्र में खण्ड- III , क्रमांक 35 पर दिनांक 30 - 11 - 78 में अधिसूचना सं. एम. पी. टी./ आई. जी . ए. ( 5 )/78 

दिनांक 4- 11 -78 द्वारा प्रकाशित ; 
(ii ) सा. का. रि . सं. 899 ( अ ) दिनांक 27 - 11 - 92 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd September, 1997 
G. S. R. 562 ( E ):----In exercise of the powers conferred by Sub -section ( I) of Section 124 , read with Sub -section (1 ) of 
Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the CentralGovernment hereby approves the Mormugao Port Employees 
(Acceptance of Employment after Retirement) (Amendment) Regulations, 1997 made by the Board of Trustees for the Port of 
Mormugao and set out in the Schedule annexed to this notification . 

2 . The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette . 


[ F. No. PR - 12016/33/ 95- PE- 1 ] 

K. V . RAO , Jt . Secy. 
SCHEDULE 
MORMUGAO PORT EMPLOYEES (ACCEPTANCE OF EMPLOYMENT AFTER RETIREMENT) 

(AMENDMENT) REGULATIONS 1997 


In exercise of the powers conferred under the Section 28 read with Section 124 ( 1 ) & (2 ) ofMajor Port Trusts Act, 1963 ( 38 
of 1963 ), the Board of Trustees for the Port ofMormugao hereby makes the following Regulations further to amend the Mormugao 
Port Employees (Acceptance of employment after Retirement) Regulations, 1970 viz: 

1. (1) Short Title and commencement: These regulations may be called the Mormugao Port Employees ( Acceptance of 
employment after retirement ) ( Amendment) Regulations 1997 . 

( ii ) They shall come into force from the date on which the approval of the CentralGoverment is published in the Gazette 
of India . 


[ 411 II - UWS 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . (a ) Amendment to Regulation 2 : Substitute the words " Chairman in respect of employees of the Board drawing a salary 
of less than Rs. 1,000 /- exclusive of allowances and all other cases the Board." appearing in clause (b ) of Regulation 2 by the words 

" Board in respect of Heads of Departments and in all other cases, Chairman " . Approval for accepting employment after 
retirement in respect of Chairman and Deputy Chairman can be given only with the permission of the Central Govern 

ment. 
(b ) Introduce the following as new clause (e ) to the Regulation 2 : 

" Pensioner means a Class I employee who has retired from Board s service whether governed by Pension & Gratuity 

Regulations or the Contributory Provident Fund Scheme of the Board." 
3. (a) Introduce the following as Regulațion 3: 
3 . APPLICATION 

"" These Regulations shallapply to all employees who are/were holding Class I post under the Board immediately before 

retirement from Board s service." 
(b ) (Renumber the existing Regulation "3" as Regulation " 4"). 

4. Amendment to Regulation 3. Add "/Pensioner " after the words " If an employee " appearing in Sub -Regulation (1) of 
Regulation 3. 

5 . Delete the words " or during refused leave" appearing between " retirement" and " shall not be" appearing in proviso of 
Sub-Regulation ( 1) of Regulation 3. 

6 . Add "/Pensioner" after the words " an employee" appearing in Sub-Regulation (2) of Regulation 3. 
7. Add "/Pensioner" after the words " an employee" and employee" appearing in Sub- Regulation (4 ) of Regulation 3 . 
8 . Add "/Pensioner " after the words " an employee " appearing in Sub -Regulation (5 ) of Regulation 3 . 
9. Add "/Pensioner " after the word " employee" appearing twice in Clause (c) of Sub- Regulation (5) of Regulation 3. 
10 . Substitute the word " contract" appearing in Clause (d ) ofSub- Regulation (5) ofRegulation 3 with the word " contact", 
11. Introduce the following as proviso under Sub-Regulation (8 ) ofRegulation 3. 

" Provided that in any case where defective or in sufficient information is furnished by the applicant and it becomes 
necessary to seek further clarifications and /or information from him , the period of sixty days shall be counted from the 

date on which the defects have been removed and /or complete information has been furnished by the applicant." 
12 . Add " /Pensioner" after the word " employee" appearing in the proviso of Sub-Regulation (9) of Regulation 3. 
13 . Substitute the word " employce" appearing in Sub -Regulation ( 10 ) of Regulation 3 with the word " Pensioner". 

14 . Delete the words " for the period during which he is so employed or" and " longer" appearing in clause (i) of Sub 
Regulation ( 10 ) of Regulation 3. 

15 . Substitute the word " employee" appearing in the Proviso of Sub -Regulation (10 ) of Regulation 3 with the word " Pen 
sioner" . 

16 . Substitute the word " employee " appearing in Clause (i) and ( ii ) of the proviso of Sub -Regulation 10 of Regulation 3 
with the word " Pensioner" . 

17. Add " /Pensioner " after the word " employee " appearing in Sub- Regulation ( 11) of Regulation 3. 

18. Introduce the following words "central or state " in between the words " by the" and " Government" appearing in Clausc 
(a) (i) of Sub-Regulation (12) of Regulation 3. 

19. Substitute the word " employee " appearing in clause (a )( ii ) of Sub -Regulation (12 ) of Regulation 3 with the word 
" pensioner". 

20 . Introduce the words " such as" between the words " set up are" and " likely to give " appearing in clause (a ) ( ii ) (b ) of Sub 
Regulation ( 12 ) ofRegulation 3. 

21 . Substitute the word " Officer" appearing in clause (a ) ( iii ) of Sub -Regulation ( 12 ) of Regulation 3 with the word 
" Offices". 

22 . Amendment to Regulation 4 : Renumber the existing Regulation " 4 " as Regulation " 5 " . 
23. Add " /Pensioner after the word " an employee" appearing in Sub- Regulation (1) of Regulation 4 . 

24 . Substitute the words " an employee" appearing between the words payable to and who accepts and the word " for " 
appearing between thewords " in respect" and " any period" in clause (a ) of Sub-Regulation ( 1) of Regulation 4 , with the words " a 
Pensioner " and " of", respectively. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART ]IŞec. 3 (1)] 


25 . Substitute the words " rule " and " co - operative" appearing in the EXPLANATION to Regulation 4 with the words 
" regulation " and " corporation " respectively . 

26 .Re-number the existing Regulation 5 as 6 . 
27 . Amendment to Regulation 6 . 

Delete Regulation 6 . 
28 . Substitute the existing Annexure with the Revised Annexure onclosed. 


ANNEXURE 


[Sce Rogulation 4 (1 )] 
Form of application for permission to accept employmentwithin a period of two years after retirement. 
1. Name of the Officer ( in block Letters ) 
2 . Date of retirement 
3 . Particulars of the department in which the Officer served during the last five years preceeding retirement (with duration ). 


Name of Department 


Post held 


Duration 
From To 


4 . Post held at the time of retirement and period for which held . 
5 . Pay scale of the post and the pay drawn by the Officer/ 

Pensioner at the time of retirement. 
6 . Retirement Benefits 

If governod by the Contributory ProvidentFund . 
(1) Amountof special contribution 
(ü ) Amount of Trust s contribution 
(iii) Amount of any other contribution . 
If governed by the Pension scheme: 
(a ) Pension expected /sanctioned ( communication , if any, 

should be mentioned ) 
(b ) Gratuity, if any. 
7 . Details regarding employment proposed to be taken . 

(a) Name of the fimm /company/co-operative society etc . 
(b ) Products being manufactured by the firm type of 

business carried out by the firm etc . 
(c ) Whether the official had during his official carrer any 

dealings with the firm /company , 
(d) Duration and nature of the official dealings with firm / 

company etc . 
(0) Name of the job/post held . 
(f) Whether post was advertised, if not, how was offer made. 

(Attach nows paper cutting of the advertisement and copy 

of the offer of appointmentif any ) 
(8 ) Description of the duties of the job / post. 
(h ) Remuneration offered for the post/job . 


[ YM II - U 


3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(i) If proposing to set up a practice , indicate . 
(a ) Professional qualifications 

(6 ) Nature of proposed practice, 
8. Any other information which the applicant desires to furnish 

in support ofhis request. 
9. Declaration : 

I hereby declare that 
(i) the employmentwhich I propose to take up will not bring 

me into conflict with Government/Port Administration ; 
( ii ) My duties will not be such thatmy previous official position 

or knowledge or experience under Port Administration could 

be used to givemy proposed employer an unfair advantage ; 
( iii) My duties will not invlove liaison or contact with the Port 

Administration . 


Station : 
Dated : 


Signature of the applicant 
Address : -- - - - 


[F. No. P.R - 12016 /33/95 PE -I] 

K . V . Rao , Jt. Secy . 
Foot Note : Principal Regulations were published in the Official Gazette (Govt . of Goa , Daman & Diu ) No. 20 . Series-I, dated 

the 12th August , 1971 vide Notification No. MPT/TGA (F . 1221/71 dated the 13th July , 1971 and subsequenly amended 

vide : 
(1) Notification No.MPT/IGA (5 )/ 78 dated the 4th November, 1978 published in the Offical Gazette ofGovt. of Goa, 

Daman & Diu in Series III No. 35 on 30 - 11 - 1978 ; 
(ii) GSR No. 899 (E ) dated 27-11-1992, 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapurl, Now Dclhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997 


